निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 780 ) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

01 अक्तूबर 2013 
सं0 बी1 -3- 115 / 2013 - 50 — बिहार विधान परिषद् के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पहले से अधिसूचित 
अधिकारियों के अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अधिसूचित किये जाने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 
संख्या - 157 / बिहार - एल0सी0 - 2013 दिनांक 24. 09 . 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2013 

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 


अधिसूचना 
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 / 24 सितम्बर 2013 / 2 आश्विन 1935 (शक ) 
संख्या- 157 / बिहार -एल0सी0- 2013 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम - 1950 (1950 का 43 ) की धारा 13- ग की उप- धारा (1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उन सभी अधिकारियों जो उक्त अधिनियम की धारा 13ब तथा धारा 13ग के 
अन्तर्गत बिहार राज्य में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अधिसूचित किये गये है, को एतद् द्वारा संबंधित खण्ड स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें उक्त विधानसभा 
निर्वाचन क्षेत्र आते है, के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित करता है । वह आयोग की अधिसूचना 
संख्या- 157 / बिहार -एल0सी0 / 2001 दिनांक 25 अक्टूबर , 2001 , समय -समय पर यथा संशोधित , द्वारा बिहार में स्नातक तथा शिक्षक 
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पहले से अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्य करेंगें । 

आज्ञा से , 
आर0 के0 श्रीवास्तव, 

प्रधान सचिव । 
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Ashoka Road, New Delhi - 110001 /The 24n September, 2013 / 2 Ashwin 1935 ( Saka ) 

No. 157 /BH -LC / 2013 — In exercise of powers conferred by sub - section ( 1) of 
Section 13 C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950 ), the Election 
Commission of India hereby designates, all such officers who have been notified under 
Section 13 B and Section 13 C of the aforesaid Act , as Electoral Registration Officers and 
Assistant Electoral Registration Officers of all the assembly constituencies in the State of 
Bihar, as Assistant Electoral Registration Officers of the respective Graduates and 
Teachers Constituencies in which the aforesaid assembly constituencies fall . They shall act 
as Assistant Electoral Registration Officers in addition to the officers already notified as 
Assistant Electoral Registration Officers for the Graduates and Teachers Constituencies in 
Bihar vide the Commission s notification No . 157/ BR- LC/2001, dated 25th October, 2001 , 
as amended from time to time. 

By order , 
R . K . SRIVASTAVA , 
Principal Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 780 -571 + 2000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


